रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


. 


TO 


ALUU 


" 


. . . 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 13 , 2017 / पौष 23 , 1938 
NEW DELHI, FRIDAY , JANUARY 13, 2017 /PAUSA 23 , 1938 


सं . 119 ] 
No. 119 ] 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग) 
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड 
( राजस्व आसूचना निदेशालय ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 13 जनवरी 2017 

सं . 3/ 2017 -सीमा शुल्क ( गै.टै./सीएए/डीआरआई ) 
का . आ . 130 ( अ). - भारत सरकार , वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए ) 
के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं . 60/ 2015 - सीमाशुल्क ( गै. टै.), संख्या सा . वै. नि . 453 ( अ ), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग-II, 
खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं . 133/ 2015- सीमाशुल्क ( गै.टे.) द्वारा संशोधित , संख्या सा . वै. नि . 916( अ), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा 
भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के अनुसरण में महानिदेशक राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित 
कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ ( 2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ ( 4) में उल्लेखित 
अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद् द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन 
प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं : 

तालिका 
क्र . | नोटिसी/सियों का नाम एवं पता 

कारण बताओ नोटिस सं . न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम संस्तुत न्यायनिर्णयन 
एवं दिनांक 

प्राधिकारी 
( 1 ) | 

(3) (4) 

( 5) 
1 . मै . 3एम इंडिया लिमिटेड, 

DRI F. No . प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क , 

अपर महानिदेशक 
प्लॉट नं . 48 - 51 , S/IV/ 34/ 2012/ BZU एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एवं एयरपोर्ट , 

( न्यायनिर्णयन ), 
एलेक्ट्रोनिक सिटी, दिनांक 08. 12. 2016. देवनाहल्ली, 

राजस्व आसूचना 

निदेशालय , 
होसुर रोड , 

बैंगलोर . 

मुंबई . 
बैंगलोर-560100 

प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क , 
इनलैंड कंटेनर डिपो , 
व्हाइटफील्ड , 
बैंगलोर 


एवं 


203 GI/ 2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3( ii )] 


क्र . | नोटिसी/सियों का नाम एवं पता 


कारण बताओ नोटिस सं . | न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम 
एवं दिनांक 


संस्तुत न्यायनिर्णयन 
प्राधिकारी 


( 1 ) 


( 3) 


( 5 ) 


मै . 3एम इंडिया लिमिटेड, 
कॉर्पोरेट कार्यालय , 
कोंकोर्ड ब्लॉक, यूबी सिटी, 
24 विट्ठल माल्या रोड, 
बैंगलोर-560001. 


प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क ( आयात-I), 
न्यू कस्टम हाउस, बॅलार्ड एस्टेट, 
मुंबई . 
प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमाशुल्क ( III ), एयर 
कार्गो कॉम्प्लेक्स ( आयात ), 
सहार, अंधेरी ( पूर्व), 
मुंबई . 
प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क , 
कस्टम हाउस , नवरंगपुरा, 
अहमदाबाद. 
प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमाशुल्क , 
एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, 
न्यू कस्टम हाउस , 
नई दिल्ली . 
प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमाशुल्क 
( चेन्नई - II), कस्टम हाउस , 
चेन्नई. 


प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमाशुल्क 
( चेन्नई - VII ), 
एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स , 
न्यू कस्टम हाउस , मीनाम्बक्कम , 


चेन्नई . 


प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमाशुल्क, मुंदरा , 
पीयूबी बिल्डिंग, अदानी पोर्ट , 
मुंदरा . 
प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमाशुल्क 
( न्हावा शेवा-1), 
जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस , 
न्हावा शेवा , 
रायगढ़ 
प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमाशुल्क ( इम्पोर्ट ), 
इनलैंड कंटेनर डिपो, 
तुगलकाबाद, 
नई दिल्ली . 
प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमाशुल्क , 
एल . बी . स्टेडियम , बशीरबाग , 
हैदराबाद . 
प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमाशुल्क , 
चेन्नई-|| (काटुपल्ली पोर्ट), 
कस्टम हाउस, 
चेन्नई . 
प्रधान आयुक्त/ आयुक्त केन्द्रीय उत्पादशुल्क , 
सीमाशुल्क एवं सेवाकर, 
सिलवासा . 
प्रधान आयुक्त / आयुक्त केन्द्रीय उत्पादशुल्क , 


2 


मै . सरला परफ़ोर्मेंस फाइबर लिमि., 
( यूनिट -I & II) ( 100 % ईओयू) , 
सर्वेनं . 59/1/ 4 & 61/1/ 2, 62/ 5, 
63/ 5/7 , 64/ 2/ 3/ 4, अमली , 


फा . सं. DRI/ AZUICI 
(INT - 15 ) ENQ - 31/ 
2016/ 3104 to 3109 
दिनांक 27 .12. 2016. 


प्रधान आयुक्त / आयुक्त केन्द्रीय 
उत्पादशुल्क, सीमाशुल्क एवं 
सेवाकर , 


वल्साड . 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्र . | नोटिसी/सियों का नाम एवं पता 


संस्तुत न्यायनिर्णयन 
प्राधिकारी 


कारण बताओ नोटिस सं . | न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम 
एवं दिनांक 
( 3 ) 

सीमाशुल्क एवं सेवाकर , वल्साड . 


( 5 ) 


( 2) 
पिपारिया इंडस्ट्रियल एस्टेट, 
सिलवासा 
2. मै. सरला परफ़ोर्मेंस फाइबर लिमि. , 
ए1/ 48, 100 शेड एरिया , 
जीआईडीसी वापी, 
एवं 
3. श्री कृष्णा कुमार मधुसूदन 
झुनझुनवाला , 
प्रबंध निदेशक, 
मै . सरला परफ़ोर्मेंस फाइबर लिमि. , 
पंजीकृत कार्यालय : 
304, अरकेडिया , 
195 नरीमन पॉइंट , 
मुंबई - 400021. 


[ फा . सं . DRI/ HQ- CI /50D /CAA-2/ 2017- CI] 

एस . जयप्रहासम , संयुक्त निदेशक 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department f Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS ) 
( DIRECTORATE OF REVENUE INTELLIGENCE ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th January , 2017 

No. 3/2017 -Customs(N . T./(CAA /DRI) 
S . O . 130 (E ). — In pursuance of notification No. 60 /2015 -Customs ( N . T.), published vide number G .S . R . 453 ( E ), dated 
4th June 2015 in Gazette of India, Extra -ordinary , Part- II , section 3, sub -section (i), and as amended by notification No. 133 /2015 
Customs (N . T .), published vide number G .S .R . 916 (E ) dated 30th November, 2015 in Gazette of India, Extra -ordinary , Part-II, section 
3 , sub -section (i), issued by the Government of India ,Ministry of Finance , Department of Revenue, under clause (a ) of section 152 of 
the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Director General, Revenue Intelligence , hereby appoints officers mentioned in column (5 ) of 
the Table below to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on 
officers mentioned in column ( 4 ) of the said Table in respect of noticees mentioned in column ( 2 ) of the said Table for the purpose of 
adjudication of show cause notices mentioned in column ( 3 ) of the said Table , namely: 


TABLE 


Si. 


Name of Noticee (s) and 
Address 


Show Cause Notice 
Number and Date 


Name of Adjudicating Authorities 


No. 


( 1 ) 


( 2 ) 
M /s 3M India Limited , 
Plot No . 48- 51 , 
Electronic City , 
Hosur Road , 
Bangalore -560100 


Recommended 
Adjudicating Authority 

( 5 ) 
Additional Director 
General (Adjudication ), 
Directorate of Revenue 
Intelligence , 
Mumbai. 


and 


( 3 ) 

( 4 ) 
| DRI F . No. S /IV / 34 /2012 / | Principal Commissioner/ Commissioner 
BZU 

of Customs, 
dated 08 .12. 2016. 

Air Cargo Complex and Airport , 
Devanahalli , 
Bangalore. 
Principal Commissioner / Commissioner 
of Customs, 
Inland Container Depot, 
Whitefield , 
Bangalore . 
Principal Commissioner/ Commissioner 
of Customs (Import-I), 
New Custom House , 
Ballard Estate , 
Mumbai. 


M /s 3M India Limited , 
Corporate Office , 
Concorde Block, 
UB City , 
24 Vittal Mallya Road , 
Bangalore-560001 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Si. 
No. 


Name of Noticee (s ) and 
Address 


Show Cause Notice 
Number and Date 


Name of Adjudicating Authorities 


Recommended 
Adjudicating Authority 

(5 ) 


( 1 ) 


(3 ) 


Principal Commissioner/ Commissioner 
of Customs ( III), 
Air Cargo Complex ( Import ), 
Sahar , Andheri (East), 
Mumbai. 
Principal Commissioner/ Commissioner 
of Customs, 
Custom House , 
Navrangpura, 
Ahmedabad . 
Principal Commissioner/ Commissioner 
of Customs, 
Air Cargo Complex, 
New Custom House , 
New Delhi. 
Principal Commissioner/ Commissioner 
of Customs (Chennai- II), 
Custom House , 
| Chennai . 
Principal Commissioner/ Commissioner 
of Customs (Chennai-VII), 
Air Cargo Complex , 
New Custom House , 
Meenambakkam , 
Chennai. 
Principal Commissioner/ Commissioner 
of Customs, Mundra , 
PUB Building , Adani Port , 
Mundra . 
Principal Commissioner/ Commissioner 
of Customs (Nhava Sheva - I), 
Jawaharlal Nehru Custom House , 
Nhava Sheva , 
Raigad . 
Principal Commissioner/ Commissioner 
of Customs (Import ), 
Inland Container Depot, 
Tughlakabad , 
New Delhi. 
Principal Commissioner/ Commissioner 
of Customs, 
L . B . Stadium , Basheerbagh , 
Hyderabad . 
Principal Commissioner/ Commissioner 
of Customs, 
Chennai- II (Kaatupalli Port), 
Custom House , 
Chennai. 
Principal Commissioner/ Commissioner 
of Central Excise , Customs and Service 
Tax , 
Silvassa . 


M / s Sarla Performance 
Fiber Ltd ., 
(Unit-I & II ) ( 100 % EOU ), 
Survey no . 59 /1/4 & 61/ 1/2 , 


F . No. DRI/ AZU /CI 
(INT- 15 ) ENQ - 31/2016 / 
3104 to 3109 
dated 27. 12 .2016 . 


Principal Commissioner / 
Commissioner of Central 
Excise , Customs and 
Service Tax , Valsad . 


[ 911 II - OUS 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


l. 


Name of Noticee (s) and 
Address 


Show Cause Notice 
Number and Date 


Name of Adjudicating Authorities 


No. 


Recommended 
Adjudicating Authority 

(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Principal Commissioner / Commissioner 
of Central Excise , Customs and Service 


62/5 , 63/5 / 7 , 
64/ 2 / 3 / 4 , Amli , 
Piparia Industrial Estate , 
Silvassa, 


Tax , 


Valsad . 


2 . M /s Sarla Performance 
Fiber Ltd ., 
A1/48, 100 Shed Area , 
GIDC Vapi, 


and 


3 . Sh . Krishnakumar 
Madhusudan Jhunjhunwala , 
Managing Director, 
M /s Sarla Performance 
Fibers Ltd ., 
Registered Office at: 
304 , Arcadia , 
195 Nariman Point, 
Mumbai-400021. 


[F . No. DRI/HQ -CI/50D /CAA -2 /2017 - CI] 

S . JAYAPRAHASAM , Jt. Director 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


RAKESH SUKUL SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date : 2017.01.14 17 :40:37 +05 30 


